.... 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

16 कार्तिक 1936 ( श० ) 
संख्या 576 राँची , शुक्रवार 

7 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
24 अक्टूबर, 2014 


संख्या - 11 / लो0से0आ0- 102/ 2000 का0 10470-- भारत संविधान के अनुच्छेद -320 के खण्ड (3) के 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, झारखण्ड लोक सेवा आयोग 
( कार्य सीमन ) विनियम-2000 , जो विभागीय अधिसूचना संख्या -117 दिनांक -16 जनवरी , 2001 द्वारा 
अधिसूचित है, के नियम-4(3) में अंकित सहायक लोक अभियोजक शब्द को तत्काल प्रभाव से विलोपित 
किया जाता है । 


2 . उक्त नियमावली के नियम -4( 3) में अंकित अन्य शब्द यथावत रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रमोद कुमार तिवारी , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 576 - 50 | 


